निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 629 ) पटना , वृहस्पतिवार, 28 जुलाई 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

27 जुलाई 2016 
सं० सी० / बी०जी०एम०- 4702 / 01-7086सी० - श्री नांग्जे दोरजी , सदस्य सचिव , बोधगया मंदिर 
प्रबंधकारिणी समिति की अपनी पत्नी की स्वास्थ्य जांच कराने एवं पारिवारिक भ्रमण के लिए दिनांक 
03 .07. 2016 से 20 .07. 2016 एवं 05 . 08 . 21016 से 04. 09 . 2016 तक UK(विदेश) की यात्रा पर 
रहने के कारण उनकी अनुपस्थिति में कार्यहित में दिनांक 03.07. 2016 से 20 . 07 . 2016 तक की 
अवधि के लिए श्री वेन भिक्षु चालिंदा , मुख्य भिक्षु , महाबोधि मंदिर , बोधगया एवं 05 . 08 . 2016 से 
04. 09. 2016 तक की अवधि के लिए श्री शशि शेखर चौधरी, निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति 
के सदस्य सचिव के रूप में अगले आदेश तक कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

_ बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 629- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


